निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 पौष 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 35 ) पटना , मंगलवार , 8 जनवरी 2019 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

2 जनवरी 2019 
सं० एल / एच०जी० - 1510 / 2016 - 51 - विभागीय अधिसूचना सं0 - 6622, दिनांक - 19.07. 2018 द्वारा बिहार 
गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा संवर्ग के श्री संदीप कुमार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पूर्णियाँ एवं श्री 
आमिर इसरार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बेगूसराय को वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के 
पद पर वेतनमान पी०बी० – 3, 15600 - 39100 ग्रेड पे 6600 / - ( अपुनरीक्षित वेतनमान ) में दिनांक - 15. 03 .2017 के प्रभाव 
से वैचारिक प्रोन्नति दी गई है । 

2 उक्त के आलोक में श्री संदीप कुमार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पूर्णियाँ एवं श्री आमिर 
इसरार, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बेगूसराय को उनके द्वारा धारित जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा 
वाहिनी के पद को वरीय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के रूप में उत्क्रमित करते हुए इस पद पर अगले 
आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

3. उक्त पदाधिकारियों को प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण / योगदान करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय 
होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 35 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


